HAKYANA GOVT GAZ., MARCH . 4. 1997 (PHGN , 13 , 1918 SAKA) 


145 


हरियाण सरकार 


वित्त विभाग 


( विनियम ) 


अधिसूचना 


दिनांक 24 सितम्बर, 1996 


1 . 


. 


2 . 


संख्या 2/1 ( 3) 90-3एफ.यार .II.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड ( 2 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
तया इम निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल , इस के द्वारा, पंजाब 
खजाना नियम , जिल्द-I को आगे हरियाणा राज्यार्थ संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

ये नियम पंजाब, खजाना जिल्द-I, ( हरियाणा प्रथम संशोधन ) नियम , 1996 कहे जा सकते हैं । 

पंजाब खजाना नियम , जिल्द- I, ( जिन्हें इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 4. 31, में उप - खण्ड 
क ) के बाद, निम्नलिखित उप - खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् : 

( क ) प्ररूप एस.टी.आर. 23 - क में वेतन बिल रजिस्टर और प्ररूप एस.टी.प्रार. 23 - ख में वेतन बिल का सारांश 

रखा जायेगा, पहला सरकारी कर्मचारी के वेतन तथा भत्तों के लिए किए गए प्रत्येक दावे सम्बन्धी देय 
राशियां और कटौतियां दर्ज करने के लिये खाता - बही के रूप में होगा और दूसर। भुगतान के लिए विहित 
वेतन तथा भत्ता बिलों के सारांश के लिये होगा । नियमित मासिक वेतन और भत्तों के बिलों की कार्यालय 
प्रति रखने की कोई प्रावश्यकता नहीं , किन्तु प्ररूप एस.टी.पार. 23 ग में एक बिल जांच रजिस्टर रखा 
जाएगा, जिसका उपयोग उन बड़ी स्थापनाओं में अनुभागवार वेतन चिट्ठा तैयार करने के लिये किया 
जाए गा जहां वेतन का विवरण अनुभाग प्रर्यवेक्षकों के माध्यम से किया जाता है । छोटी स्थापनामों में जहां 
वेतन कोषाध्यक्ष द्वारा सीधे वितरित किया जाता है, यह रजिस्टर अपेक्षित नहीं है किन्तु नकदी बिल से निवल 
जोड़ की वेतन चिट्ठ में नकल की जा सकती है । 


3. 


उक्त नियमों में , नियम 4.37 में , " वेतन बिलों की कार्यालय प्रति में " शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी पाएं 
प्ररूप एस.टी.प्रार. 23 क में अक्षर तथा चिन्ह शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


ए ० एन ० मायुर , 


वितायक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार , 

वित्त विभाग । 


हरियाणा सरकार 


वित्त विभाग 


( विनियम ) 


अधिसूचना 
दिनांक 24 सितम्बर , 1996 


संख्या 2/1 ( 3 ) 90-3एफ.आर. II .-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड ( 2 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा पंजाब 
खजाना नियम , जिल्द-II को आगे हरियाणा राज्यार्थ संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् 

1. ये नियम पंजाब खजाना जिल्द-II ( हरियाणा द्वितीय संशोधन ) नियम 1996 कहे जा सकते हैं । 


.. 


2. पंजाब खजाना नियम, जिल्द- II में , प्ररूप एस.टी.प्रार. - 23 के बाद निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: 


546 


HARYANA GOVT GAZ., MAROH . 4, 1907 (PHIN. 13 , 1918 SAKA) 


[ PART 


. 


प्ररूप एस.टी.पार. 23 क 


[ देखिए नियम एस. टी.आर. 4. 31 ( क i )] 


पद तथा पदनाम 


पूर्व पी.बी.पार. संख्या 


-तक सत्यापित सेवा 


वेतनमान 
वेतन दर 
वेतन वृद्धि की तिथि 


मानदेय, यदि कोई है, का ब्यौरा 


स्वीकृति की 


कार्य ग्रहण तिथि , अंतरंग तिथि 
तथा कार्यालय 


पेशगियों का 
ब्यौरा 


संख्या 


सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि 

पेशगियां / उदाहरण 


क्या पति /पत्नी सरकारी 
विभाग/निगम/ सार्वजनिक 
उपक्रम में नियुक्त हैं 


ब्याज सहित पेशगियां 
दीर्घावधि पेशगियां 


भवन निर्माण की पेशगी 


अधिकृत सरकारी 
निवास 


मोटरकार/ अन्य मोटर वाहन 
निर्वाह पेशगी 


लाईसेंस शुल्क 


की दर 


अल्पविधि पेशगियां 


व्यवसाय तिथि 


छुट्टी तिथि 


अन्य वाहन ( साईकिल ) 


ब्याज रहित पेशगियां 


सामान्य भविष्य निधि 
अंशदायी भविष्य निधि 
संख्या 


पी.वाई.पी. संख्या 
एल.आई.पी. संख्या 


समारोह/बाढ़/ अन्य गेहूं 
पेशगियां 


स्थाई 


स्थायी वत 


अस्थाई 


अवधि 


ब्यौरा 


वेतन 


छुट्टी वेतन 


शहर/ परियोजना मकान किराया 
प्रतिपूर्तिभत्ता 


भत्ता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 4, 1997 (PHON. 13, 1918 SAKA) 


147 


जन्म तिथि 


अन्य शेष 


वर्ष के दौरान निक्षेप/ वसूलियां 
( बाना 22 तथा 23) 


मंशदायी भविष्य निधि 

में सरकारी अंशदान 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


दक्षतारोध पार 
प्रादेश की मं ० 
तथा तिथि 


शर्त यदि कोई 


कोई अदायगी 


है 


किस्त 


संख्या 


अदा की गई 
राशि 


बिल की संख्या और तिथि 
तथा अदायगी की तिथि 


देय / राशि 


अतिरिक्त समय 


महंगाई, 


देय कुल 


प्रायकर 


अधिकार 


अतिरिक्त 
महंगाईभत्ता 


अस्थाई 
पेंशन 


भत्ता 


भत्ता 


राशि 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


-- 


148 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 4 , 1997 (PHGN. 13, 1918 SAKA) 


[ PART 1 


वेतन चिट्ठा 


वर्ग " घ अमले का सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि लेख 


वर्ष के दौरान स्वीकृत 


वर्ष के दौरान 


जोड़ 
रुपये 


लाभांश 
रुपये 


इतिशेष 
रुपये 


प्राहरण 


व्याज 
रूपये 


वर्ष के दौरान 


अनुभाग अधिकारी / 
अाहरण अधिकारी 


31 मार्च को प्रागे 
लाई गई विधि 


अनुभाग अधिकारी/ 
आहरण अधिकारी 


वसूल की गई 


के अध्याक्षर 


के अध्याक्षर 


राशि 


--- 


कटोतियां/वसूलियां 
लाईसेंस शुल्क हरियाणा सरकार कर्मचारी वीमा सामान्य भविष्य निधि / अ.भ. सामान्य भविष्य निधि / 

स्कीम / हरियाणा सरकार कर्मचारी निधि/ अंशदान अ ० भ ० निधि पेशगी 

ग्रुप बीमा स्कीम 


दीर्घ पेशगी 


भवन निर्माण पेशगी 


17 


18 


19 


20 


21 


PARTI ] 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 4 , 1997 (PHGN . 13, 1918 SAKA ) 


149 


मोटरकार अन्य मोटर 


विवाह भत्ता 


अल्पवधि पेशगी 


अन्य वाहन पेशगी 
साईकिल भत्ता 


गेहूं भस्ता 


वाहन पेशगी 


समारोह भत्ता बाढ़ पेशगी 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


150 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 4, 1997 (PHGN..13, 1918 SAKA) 


[ PARTI 


शेष बकाया 


राशि 


किश्तों की संख्या 


रुपये 


क . स्थानान्तरण के समय वेतन यात्रा 


भत्ता 
ख . दौरे पर 
ग . अवकाश यात्रा रियायत 
घ. चिकित्सा उपचार हेतु 


मन्य पेशगी 


कर्जे तथा पेशगियों पर वसूल व्याज 


पी.प्राई.पी./एल.प्राई.पी . 


------ 


28 


29 


30 


31 


32 


PART II 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 4 , 1997 ( PHGN. 13, 1918 SAKA) 


151 


हरियाणा सरकार कर्मचारी बीमा स्कीम 

प्राप्तियां प्रधशेष 


प्रदन्त राशि 


क्रिमक शेष रुपये 


--- 


अदायगी वाचरों की संख्या तथा तिथि 


अन्य पेशगियां 


रुपये 


प्रदा की गई 

राशि 


वसूली 
रुपये 


शेष 
रुपये 


पत्र संख्या 


दिनांक 
को जारी/ से प्राप्त अन्तिम वेतन 


प्रमाण पत्र से में उल्लिखित 


कुल कटोतियां 


निवल देय पेशगी 


जांचकर्ता की अध्याक्षर 


विशेष कथन 


बिल की संख्या 

और तिथि 


-- 


33 


34 


35 


36 


37 


* जहां प्रवाश्यक हो मूल प्रौर ब्याज की राशि अलग - अलग दिखाई जाए । 
**वसूल की गई और वसूली योग्य किस्तों की संख्या क्रमश भाज्य और हर के रूप में दिखाई जाएं । 
***विशेष येतन और / या निजित वेतन पृष्ठ दिखाया जाए । 


152 


HARYANA GOVT GAZ , MARCH 4 , 1997 ( PHGN . 13, 1918 SAKA ) 


1 PART ) 


प्ररूप एस.टी.प्रार. 23 ख 


[नियम 4. 31 ( क ) एस.टी. प्रार. के अन्तर्गत नोट को देखें 


वेतन बिल का सार 


देय का विवरण 


वेतन बिल नम्बर 


वेतन बिल नम्बर 


वेतन बिल नम्बर 


रुपये 


पैसे 


रुपये 


पैसे 


रुपये 


पैसे 


1. वेतन व्यक्तिगत वेतन/विशेष वेतन/छुट्टी का वेतन , 


2. महंगाई भत्ता अतिरिक्त महंगाई भत्ता 


3. मकान किराया भत्ता/नगर भत्ता 


4 . 


5 . 


6 . 


7. कल देय राशि 


कटौतियां 


8. 


प्रायकर अधिभार 


. 


9. मकान किराया भत्ता ( लाइसेंस फीस ) 


10. समूह बीमा योजना 


11. गृह निर्माण पेशगी/ मोटर वाहन पेशगी इत्यादि 


12. त्योहार पेशगी/विवाह पेशगी साईकिल पेशगी / 

गेहूं पेशगी 


13. ऋण/पेशगी पर व्याज 


सामान्य भविष्य निधि योगदान 


15. 


सामान्य भविष्य निधि पेशगी 


16. 


अन्य कटौतियां ( यदि हो ) 


17, कुल कटौती 


। 


18. निवल देय राशि 


भुगतान 


बिल नम्बर 


विल नम्बर 


अतिरिक्त समय 
मानदेय 


बिल नम्बर 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ , MARCH 4 , 1997 (PHGN . 13, 1918 SAKA ) 


153 


5769 gr. &t. 13. 23 - T 
[afag fra DHTIT. 4.31 (# 1] 

बिल पड़ताल रजिस्टर 


वेतन बिल नम्बर 


का निजि तौर पर सार 


राशि 


वेतन बिल नम्बर 


TIT 


निवल देय राशि 


वेतन बिल नम्बर 


नाम 


निवल देय राशि 


V. T. We 
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

fara faart 
HARYANA GOVERNMENT 
FINANCE DEPARTMENT 

(REGULATION ) 

Notification 

The 24th September , 1996 
No. 2/ 1/(3)/90-3FR II. - In exercise of the powers conferred by clause (2 ) of article 283 of the 
Constitution of India , and all otler powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby 
makes the following rules further to amend the Punjab Treasury Rules Volume I , in their application to 
the State of Haryana , namely : 

1. These rules may be called the Punjab Treasury Volume I (Haryana First Amendment) 
Rules, 1996 . 

2. In the Punjab Treasury Rules Volume I (hereinafter called the said rules), in rule 4.31 
after clause (a ), the following clause shall be inserted namely : 

(ai) Pay bill Register in form STR 23A and abstract of pay bill in form STR 23B shall be niain 

tained , the former being in the form of a ledger for recording the ducs payable and 
deduction made in respect of each claim for pay and allowances of a Government 
servant and latter bcing an abstract of pay and allowances bill prescribed 
for payment. No office copy of a regular monthly pay and allowances bill 
necd be maintained but a Bill Check Register in form STR 23C shall bu maintained which 
will be made use of in preparing the scction - wise acquittance rolls in large establishments 
where pay is disbursed through section supervisor . In small establishments where 
pay is disbursed directly by the Cashier this register is not required but net total can 

be copied out on acquittance roll from cash bill." 
3. In the said rules , in rule 4.37 , for the words " in the office copy of the bills " wherever 
occurring the words, letters and figures" " in the from STR 23A " shall be substituted . 

A , N. MATHUR , 
Financial Commissioner and Secretary to 

Governmcrt, Haryana , Finance Department, 
HARYANA GOVERNMENT 
FINANCE DEPARTMENT 

(REGULATION ) 

Notification 

The 24th September , 1996 
No. 2/1/(3) -90-3 FR II.-- In exercise of powers conferred by clause (2) of article 283 of the 
Constitution of India , and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of llaryanı horoby 
makes the following rules further to amend the Punjab Treasury Rules Volume II in their application to the 
State of Haryana , namely : 

1. These rules may be called the Punjab Treasury Volumn 11 (Haryana First Amendment) 
Rules, 1996 . 

2. In Punjab Treasury Rules Volume II , after form STR 23 , the following forms shall bo 
inserted namely :-- 


154 


HARYANA GOVT GAZ., MARCH 4 , 1997 (PH GN . 13, 1918 SAKA ) 


[ PARTI 


PAY BILL 


FORM " STR 23 A 


[Sub -rulc STR 4.31 (ai) ] 


Name and Designation 


Pay scalo 
Rate of pay 
Date of incremout 


Date of 
Joining 


Date and office 

to which 
transferred 


Whether spouse employed in 
Government/Corporation /Public 
Sector Undertaking 


Government residence 
occupied 


Rate of Licenco Fee 


Occupation 
Date 


Vocation 
Dato 


Gonoral Provident Fund Account No. 


Personal Insurance Policy Number 
Life Insurance Policy Number 


Permanent + Qusi Permanent + Temporary 


Period 


Particulars 


Pay 


Leave Salary 


2 


3 


4 


5 


I 


PART I. ] 


HARYANA GOVT GAZ , MARCH 4, 1997 (PHGN . 13 , 1918 SAKA ) 


155 


Previous Pay Bill Register Number Date of Birth Opening Deposits /Recoverios 

Balance during the year 

(column 22 and 23 ) 


Government Contri 
bution in rospect of 
Conributary Provident 
Fund 


Rs. 


Rs . 


Service verified up to... No. and dato 

of order 

crossing 
Particulars of Efficiency Bar 
Honorarium jf 

any paid 


Condition 


Particulars 
of advances 


No , and Date 
of sanction 


Iustalenent 
No , 

Amount paid 


No, and Date of bill 
and date of payment 


if any 


Rate 


Gonoral Provident Fund / 
Contributary Provident Fund / 
advances /withdrawls 


Interest bearing advance 


Long Term advances 
House Building Advance 


Motor Card 
Other Motor 
conveyance 
Marriage advanco 


Short Term Advanco 


Other 
Conveyance 


(Cycle ) 


Interost Frec Advances 


Fostival 
Flood 
Others 
Wheat Advance 


AMOUNT/DUE 


City /Pro- House 
Ject Com- Rent 
Pensatory Allo 
allowance wances 


Overtime Dearness Additional 
Allowance Allowance Doarness 

Allowance 


Provi 

sional 
pension 


Gross 
amount 

pay 
able 


la Sur 
come charge 

Tax 


conveyance 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


ks. 


Ks. 


156 


HARYANA GOVT GAZ ., MACRH 4 , 1997 (PHGN . 13 , 1918 SAKA) 


[ .PART I 


Account of General Provident Fund/ Contributory Provident Fund of Group D Staff 


Total 


Interest allowed 
during the year 


Withdrawals 
during the 

ycar 


Bonus 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Jnitials of Section 
Officer /Drawing Officer 


Balance Brought/ 
Forward on 31 March 


Initials of Section 
Officer /Drawing Officer 


DEDUCTIONS/RECOVERIES 


Licence 
Fec 


Hiy . Govt. Emp. 
Ins. Scheme 
Hry . Govt. Emp . 
Group ins. Scheme 


General Provident 
Fund / 

Contributory Provi 
dent Fund 
Contribution 


General Provident 

Fund 
Contributory Provi 
dept Fund 
advance 


- 


17 


18 


19 


20 


PART 1] 


HARYANA GOTT GAZ , MARCH 4 , 1997 (PHGN . 13 , 1918 SAKA ) 


157 


Closing 
Balance 


ks. 


Amount 
recovered 
during the year 


in 34 
610 , 11 

Polo 
INT 


ort, 


Long term Adranee 


Short term Advance 


the 


Houss 
Building 
Advance 


Motor Cycle 

othor motor 
conveyance 


Other Conveyance Marriage 
Advancos / cycle Advance 
advance 


Festi 
val 
advance 


Flood 
advamce 


Wheat 
advance 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


158 


HARYANA GOVT GAZ., MACRH 4, 1997 (PHGN . 13 , 1918 SAKA ) 


[ FART I 


Whether nomination received and 
accepted , Give Sorial Number of 
the Gaurd file whore filed 


Balance Outstanding 


Amount 


No. of Instalments 


Rs, 


( a ) On transfer 

Pay 
Travelling Allowance 


(b ) On Tour 
( c ) Leave Travel Concession 
( d ) For Medical 

Treatment 
(Noted on /from Last Pay 
Certificate issued to received 
from .. vide letter No. 
dated 


Other 
advance 


Interest 
recovered on 
loans and advances 


Personal 
Insurance 
Policy 
Life Insurance 
Policy 


28 


29 


30 


31 


32 


Rs. 


Rs. 


Rs . 


Rs. 


Rs. 


HARYANA GOVT GAZ .. MACRH 4, 1997 (PHIGV. 13 , 1918 SAKA ) 


159 


Next pay bill 


Register No. 


Haryana Govt. Emp. Ins. Schene 
Receipts 
Opening Balances 

Rs . 
Payment 
No , and Date of Vounchers 


Progressive Balance 

Rs. 


Amount Paid 


Other Advances 


Rs. 


Recovery 


Balance 


Amount 
paid 
Rs. 


Rs. 


Rs. 


Reniarks 


Total 
deductions 


Net 
Payable 


Checkers 
initials 


Bill No. 
and date 


33 


34 


35 


36 


37 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs . 


Rs. 


* To b ; indicated separately for principal and interis ! where necessary . 
** N ). of instalments recovered and recoverable should be indicated as a numerator and denominator , 

respectively . 
*** Special pay and for personal pay should be indicates separately . 


160 


HARYANA GOVT GAZ ,MIRCH 4, 1997 (PiGN . 13 , 1918 SAKA ) 


( PART I 


FORM S. T. R. 23B 


[ See rule S.T.R. 4.31 (ai) ] 


Abstract of Pay Bill 


Particulars of Does 


Pay Bill No. 


Pay Bill No. 


Pay Bill No. 


1. Pay /Personal Pay /Special Pay /Leave Salary 


2. Dearness Allowance / Additional Dearness 

Allowance 


3. House Rent Allowance / City Compensatory 

Allowance 


5 . 


6 . 


7. Total Ducs 


Dedactions ; 


8. Income Tax Surcharge 


9. House Rent Allowance (Licence Fee ) 


10. Group Insurance Scheme 


11. House Building Advance !Motor Conveyance 

Advance and etc. 


12. Festival Advance /Marriage Advanoc ! 

Cycle Advance /Wheat Loan /Advance 


13. Interest on Loans/Advances 


14. General Provident Fund contributions 


15. General Provident Fund Advances 


16. Other Deductions (if any) 


17. Total Deduction 


18. Net amount payable 


Over Time/Honorarium Payment 


Bill No. 


Bill No. 


Bill No. 


FORM STR 23 C 


[ See rule STR 4:31 (ai) ] 


Bill Check Register 


Individual-wise abstract of Pay Bill No. 


for Rs , 


Pay Bill No. 


Name 


Nama 


Net amount 
payable 


Pay Bill 

No. 


Not amount 
payable 


A.N. MATHUR , 


16239 CS ( T)-- Govt . Press , U.T., Chd . 


Financial Commissioner and Secretary to 
Government, Haryana, Finance Department, 


